पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड -16] रुड़की, शनिवार , दिनांक 03 जनवरी, 2015 ई ० (पौष 13, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -01 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


3075 


01-05 


1500 


01-13 


15000 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


- 


975 


01 


975 


1425 


01 - क 


. 


02 


उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी , 2015 ई ० (पौष 13, 1936 


शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

सामान्य प्रशासन विभाग 

विज्ञप्ति 

18 दिसम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 4097 / xxxi ( 13) G14-26 ( सा 0 )/ 2014 - श्री राज्यपाल महोदय, मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्ड्स के 
पैरा1-243 के अन्तर्गत निम्नलिखितं अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2015 ई० (शक संवत् 1936-37) वर्ष 
के लिये समस्त उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं : 


1 


2 


3 


5 


6 


9 


सन् 2015 अर्थात शक संवत् 1936-37 की सार्वजनिक अवकाशों की अनुसूची 

अनुलग्नक -1 
त्यौहारों का नाम 

निगोरियन कैलेण्डर राष्ट्रीय शक संवत् सप्ताह का 
सं . 

के अनुसार तिथि के अनुसार तिथि दिन 
* ईद ए मिलाद / मिलाद - उल - नबी 04 जनवरी, 2015 14 पौष , 1936 रविवार 
बारावफात 
गुरू गोविंद सिंह जयंती 

05 जनवरी , 
2015 15 पौष, 1936 सोमवार 
गणतंत्र दिवस . 

26 जनवरी , 2015 06 माघ , 1936 सोमवार 
4 महाशिव रात्रि 

17 फरवरी, 2015 28 माघ , 1936 मंगलवार 
होलिका दहन 

05 मार्च, 2015 14 फाल्गुन, 1936 बृहस्पतिवार 
होली 

06 मार्च, 2015 15 फाल्गुन , 1936 शुक्रवार 
7 चेटीचंद 

21 मार्च, 2015 30 फाल्गुन, 1936 शनिवार 
8 राम नवमी 

28 मार्च, 2015 07 चैत्र, 1937 शनिवार 
महावीर जयंती 

02 अप्रैल, 2015 12 चैत्र, 1937 बृहस्पतिवार 
10 | गुड फाइडे 

03 अप्रैल, 2015 13 चैत्र , 1937 शुक्रवार 
11 डा ० भीमराव अम्बेडकर जन्मदिवस 14 अप्रैल, 2015 24 चैत्र, 1937 मंगलवार 
12 | बुद्ध पूर्णिमा 

04 मई, 2015 14 बैसाख, 1937 सोमवार 
13 * जमात - उल - विदा 

17 जुलाई, 2015 26 आषाढ़, 1937 शुक्रवार 
14 | *ईद - उल -फितर 

18 जुलाई, 2015 27 आषाढ़, 1937 शनिवार 
15 स्वतंत्रता दिवस 

15 अगस्त, 2015 24 श्रावण, 1937 शनिवार 
16 रक्षा बंधन 

29 अगस्त , 2015 07 भाद्र , 1937 शनिवार 
17 / जन्माष्टमी 

05 सितम्बर, 2015 14 भाद्र, 1937 शनिवार 
18 | विश्वकर्मा पूजा 

17 सितम्बर, 2015 26 भाद्र, 1937 बृहस्पतिवार 
19 | * ईद -उल - जुहा ( बकरीद ) 

25 सितम्बर , 2015 03 आश्विन, 1937 शुक्रवार 
20 महात्मा गांधी जयन्ती 

02 अक्टूबर, 2015 10 आश्विन, 1937 शुक्रवार 
21 दशहरा 

22 अक्टूबर, 2015 30 आश्विन, 1937 | बृहस्पतिवार 
22 | * मोहर्रम 

24 अक्टूबर, 2015 

02 कार्तिक , 1937 शनिवार 
23 | महर्षि वाल्मीकि जयंती 

27 अक्टूबर, 2015 05 कार्तिक, 
1937 मंगलवार 
24 दीपावली 

11 नवम्बर, 2015 20 कार्तिक, 1937 बुधवार 
25 दीपावली (गोबर्द्धन पूजा ) 

12 नवम्बर, 2015 21 कार्तिक , 1937 बृहस्पतिवार 
26 भाईदूज (यम द्वितीया ) 

13 नवम्बर, 2015 22 कार्तिक , 1937 शुक्रवार 
गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस 

24 नवम्बर, 2015 03 अग्रहायण, 1937 मंगलवार 
28 गुरू नानक जयन्ती 

25 नवम्बर, 2015 04 अग्रहायण, 1937 बुधवार 
29 क्रिसमस दिवस 

25 दिसम्बर, 2015 04 पौष, 1937 शुक्रवार 


27 


भाग 1 ]] 


उत्तराखण्ड गजट , 03 जनवरी , 2015 ई० (पौष 13, 1936 


शक सम्वत् ) 


03 


2 


मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-247 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, 
जिसके अनुसार जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय छुट्टियाँ जिनकी 
संख्या 03( तीन) से अधिक न हो , घोषित करने का प्राधिकार है । सचिवालय एवं विधानसभा में छ: 
दिवसीय सप्ताह लागू होने के फलस्वरूप अनुलग्नक -1 में घोषित सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त 
मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा 247 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा घोषित किये जाने वाले 
स्थानीय अवकाश एवं कार्यकारी आदेशों द्वारा घोषित अवकाश सचिवालय एवं विधानसभा में भी लागू 


होंगें । 


* यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे और जिलाधिकारी इन छुट्टियों की 
तारीख यदि आवश्यकता पड़े तो पुन: निर्दिष्ट कर सकते हैं परन्तु ऐसा करने में स्टेट बैंक की 
स्थानीय शाखा से यदि कोई हो , तो प्रबन्ध कर लेगें कि बैंक भी उसी दिन अवकाश रखें । 
• अनुलग्नक -1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक / कोषागार / उपकोषागार में 

लागू नही होगें । 
• बैंक / कोषागार / उपकोषागार में निगोशियेबल इन्स्टुमेन्ट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित 

अवकाश लागू होगें, जो कि अनुलग्नक -3 में सूचीबद्ध किये गये हैं । 
3- प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित अनुसूची में दी गयी निर्बन्धित छुट्टियों में से किन्ही दो 
छुट्टियों को , जो वह लेना चाहें, मनाने की अनुमति दी जायेगी । 
निर्बन्धित अवकाशों की सूची 

अनुलग्नक -2 
त्यौहारों का नाम 

ग्रिगोरियन कलेण्डर राष्ट्रीय शक सम्वत् सप्ताह का 
सं . 

के अनुसार 

तिथि के अनुसार तिथि दिन 
नववर्ष दिवस 01 जनवरी , 2015 11 पौष, 1936 

गुरूवार 
मकर संक्रान्ति 14 जनवरी, 2015 24 पौष, 1936 

बुधवार 
बसंत पंचमी 24 जनवरी , 2015 04 माघ, 1936 

शनिवार 
गुरू रविदास जन्मदिवस 03 फरवरी, 2015 14 माघ, 1936 

मंगलवार 
ईस्टर सैटर - डे 

04 अप्रैल, 2015 14 चैत्र , 1937 

शनिवार 
ईस्टर मन - डे 

06 अप्रैल, 2015 16 चैत्र , 1937 

सोमवार 
वैशाखी 

14 अप्रैल, 2015 

24 चैत्र, 1937 मंगलवार 
8 * शब - ए - बारात 27 मई, 2015 07 ज्येष्ठ , 1937 

बुधवार 
जन्माष्टमी 04 सितम्बर , 2015 13 भाद्र, 1937 

शुक्रवार 
* ईद - उल - जुहा( बकरीद ) 24 सितम्बर, 2015 02 आश्विन, 1937 

बृहस्पतिवार 
11 अनन्त चतुर्दशी 

26 सितम्बर , 2015 04 आश्विन, 1937 शनिवार 
12 महाराजा अग्रसेन जयंती 

13 अक्टूबर, 2015 21 आश्विन, 1937 मंगलवार 
दशहरा( महा अष्टमी) 21 अक्टूबर , 2015 29 आश्विन, 1937 

बुधवार 
14 *मोहर्रम 

23 अक्टूबर, 2015 01 कार्तिक, 1937 

शुक्रवार 
15 दीपावली( नरक चतुर्दशी) 10 नवम्बर, 2015 19 कार्तिक, 1937 मंगलवार 
16 * चैहल्लुम 

03 दिसम्बर , 2015 12 अग्रहायण, 1937 बृहस्पतिवार 
क्रिसमस (पूर्व संध्या ) 24 दिसम्बर , 2015 03 पौष , 1937 बृहस्पतिवार 


2 


3 


4 


6 


7 


8 


. 


9 


10 


13 


17 


* यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे । 


04 


उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी, 2015 ई0 (पौष 13, 1936 शक सम्वत्) 


[भाग 1 


4 


निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट, 1881 के अर्न्तगत घोषित अवकाश 
निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट , 1881 (एक्ट संख्या -26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन 
अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या -20 / 25-56 - पव -1, दिनांक 
08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची 
में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2015 ई० (शक् संवत् 1936-37 ) के वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में 
सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं : 
बैंकों / कोषागारों / उपकोषागारों हेतु अवकाश सूची 

अनुलग्नक -3 


- 


त्यौहारों का नाम 


क्र . 
सं . 


निगोरियन कलेण्डर | राष्ट्रीय शक संवत् 

के अनुसार तिथि के अनुसार तिथि 
04 जनवरी, 2015 14 पौष , 1936 


सप्ताह का 
दिन 


रविवार 


2 


3 


4 


5 


6 


26 जनवरी, 2015 
17 फरवरी, 2015 
05 मार्च, 2015 
06 मार्च, 

2015 
28 मार्च, 2015 
01 अप्रैल, 2015 
03 अप्रैल, 2015 
14 अप्रैल, 2015 

04 मई , 2015 
18 जुलाई, 2015 


7 


8 


9 


*ईद ए मिलाद / मिलाद - उल - नबी 
बारावफात 
गणतंत्र दिवस 
महाशिव रात्रि 
होलिका दहन 
होली 
राम नवमी 
वाणिज्यक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी 
गुड फाइडे 
डा ० भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस 
बुद्ध पूर्णिमा 

*ईद - उल -फितर 
12 स्वतंत्रता दिवस 

रक्षा बंधन 
14 जन्माष्टमी 
15_ * ईद - उल - जुहा ( बकरीद ) 

महात्मा गांधी जयंती 

दशहरा 
18 / दीपावली 
19 | दीपावली (गोबर्द्धन पूजा) 
20 | भाईदूज ( यम द्वितीया ) 

गुरू नानक जयन्ती 
22 / क्रिसमस दिवस 


10 


11 


06 माघ, 1936 सोमवार 
28 माघ , 1936 मंगलवार 
14 फाल्गुन , 1936 बृहस्पतिवार 
15 फाल्गुन, 1936 शुक्रवार 
07 चैत्र, 

1937 शनिवार 
11 चैत्र, 1937 बुधवार 
13 चैत्र, 

1937 शुक्रवार 
24 चैत्र, 1937 मंगलवार 
14 बैसाख, 
1937 सोमवार 
27 श्रावण, 1937 शनिवार 
24 श्रावण, 1937 शनिवार 
07 भाद्र, 1937 शनिवार 
14 भाद्र, 1937 

शनिवार 
03 आश्विन , 1937 शुक्रवार 
10 आश्विन , 1937 शुक्रवार 
30 आश्विन, 1937 | बृहस्पतिवार 
20 कार्तिक, 1937 बुधवार 
21 कार्तिक , 1937 

बृहस्पतिवार 
22 कार्तिक, 1937 शुक्रवार 
04 अग्रहायण, 1937 | बुधवार 

04. पौष, 1937 शुक्रवार 


13 


16 


15 अगस्त , 2015 
29 अगस्त, 2015 
05 सितम्बर, 2015 
25 सितम्बर, 2015 
02 अक्टूबर , 2015 
22 अक्टूबर , 2015 
11 नवम्बर, 2015 
12 नवम्बर , 2015 
13 नवम्बर , 2015 
25 नवम्बर, 2015 
25 दिसम्बर, 2015 


17 


21 


* यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे । 


अनुलग्नक -3 में घोषित अवकाश आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत 
सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में जारी किये गये हैं, जो कि बैंक / कोषागारों / उप कोषागारों में 


लागू होगें । 


आज्ञा से , 


सी ० एम ० एस ० बिष्ट , 

सचिव । 


05 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 03 जनवरी, 2015 ई ० (पौष 13, 1936 शक सम्वत् ) 

कार्मिक अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / नियुक्ति 

31 दिसम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 2084 / XXX - 1-2014-12( 42 )/2001-भारत सरकार द्वारा चयन श्रेणी वेतनमान में 05 रिक्तियों के 
निर्धारण की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके 
नाम के सम्मुख कॉलम -3 में अंकित तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन श्रेणी वेतनमान ₹ 37,400-67,000 
+ ग्रेड पे ₹ 8700 में नियुक्त किया जाता है: 
क्रमांक 

अधिकारी का नाम 


अनुमन्यता की तिथि 


1 


2 


3 


1 . 


01-01-2015 


श्री शैलेश बगोली 
श्री डी 0 सेंथिल पाण्डियन 


01-01-2015 


N 


3. 


श्री नितेश कुमार झा 


01-01-2015 


(प्रोफॉर्मा पदोन्नति ) 


4 . 


01-01-2015 


श्रीमती राधिका झा 
श्री विजय कुमार ढौंडियाल 


5 . 


01-01-2015 


पी 0 एस0 जंगपांगी, 

सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई ०) 01 हिन्दी गजट / 16 - भाग 1-2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जनवरी, 2015 ई0 (पौष 13 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

CHARGE CERTIFICATE 


ON EARNED LEAVE 


November 27, 2014 


No. 5991/ Admn.( A )-UHC / 2013--CERTIFIED that the Office of the Registrar General, High Court of 
Uttarakhand , Nainital, was transferred vide High Court of Uttarakhand order dated 24th November 2014 , as 
herein denoted in the afternoon of 26th November 2014 . 


D.P. GAIROLA , 
Relieved Officer 


Relieving Officer, 


Countersigned , 
NARENDRA DUTT, 

Registrar (Inspection), 
High Court of Uttarakhand , Nainital. 


NOTIFICATION 


December 04, 2014 


No.274 UHC /XIV /28 /Admin.A /2008 --SriSudhir Tomar, AdditionalCivil Judge (Sr. Div .),Roorkee , District 
Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 05-11-2014 to 22-11-2014 with permission to prefix 
04-11-2014 as Moharram holiday and to suffix 23-11-2014 as Sunday holiday. 


01 - ख 


02 


उत्तराखण्ड गजट , 03 जनवरी, 2015 ई ० (पौष 13 , 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
NOTIFICATION 

December 04 , 2014 
No. 275 UHCIXIV/64/ Admin.A-- Smt. Sujata Singh, Additional Director , Uttarakhand Judicial and Legal 
Academy,Bhowali,DistrictNainitalis hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f. 10-11-2014 to 29-11-2014 
with permission to prefix 08-11-2014 & 09-11-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 30-11-2014 as 
Sunday holiday in termsofOfficeMemorandum No. 11/XXVII (7 ) 34/2011, dated 30-05-2011 issued by Government of 
Uttarakhand . 

By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 

Registrar (Inspection ). 
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ), अल्मोड़ा 

सूचना 

17 नवम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 531 / त्रि ० पं 0 उप नि 0 / 2014 - राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
सं0-2617 / रा0 नि 0 आ 0 अनु०-2 / 1843 / 2014 दिनांक 14-11-2014 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मैं , 
विनोद कुमार सुमन , जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0) अल्मोड़ा संलग्न प्रारूप-1 में उल्लिखित ग्राम पंचायत 
के सदस्यों के रिक्त पदों / स्थानों का उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय - सारणी के अनुसार सूचित करता हूँ: 
नाम निर्देशन पत्रों. नाम निर्देशन 

नाम वापसी । निर्वाचन प्रतीक. | मतदान का मतगणना का 
को जमा करने पत्रों की जांच हेतु दिनांक व 

आवंटन का 

दिनांक व दिनांक व 
का दिनांक व का दिनांक : समय दिनांक व समय समय 

समय 
समय 

समय 
2 : 

6 
25.11.2014 एवं 

" 27: 11.2014 28.11.2014 29.11.2014. 9.12.2014 12.12.2014 
26.11.2014 ( पूर्वान्ह 10:00 (पूर्वान्ह 10:00 (पूर्वान्ह 10:00 ( पूर्वान्ह (पूर्वान्ह 08:00 
( पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य: " बजे से बजे से कार्य 

बजे से कार्य 
बजे 

से 

अपरान्ह की समाप्ति अपरान्ह की समाप्ति से अपरान्ह की.समाप्ति 
17:00 बजे तक ) तक). 13:00 बजे तक ) 

17:00 बजे 

तक ) 
तक ) 

तक). 


3 


5 


08:00 बजे. 


2. 


सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार - प्रसार कराया 
जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी . सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी । 
सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और -- सम्बन्धित तहसील के . सूचना पटों में यह 
कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे । 
3 . नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी / सहायक 
निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी । 

उक्त उप निर्वाचन ( उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947)( उत्तराखण्ड में यथा 
प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) ( उत्तर प्रदेश पंचायत राज ( सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन ) 
नियमावली , 1994). तथा तदधीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावली के अनुसार इन निर्वाचनों में वही 
निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी. जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । इन पदों / स्थानों के 
विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने 
का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी । 


4 .. 


जिला मजिस्ट्रेट , 
जिला निर्वाचन अधिकारी ( पं 0) . 

अल्मोड़ा। 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी , 2015 ई ० (पौष 13, 1936 


शक सम्वत् ) 


03 


कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ), उत्तरकाशी 

अधिसूचना 

17 नवम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 602 / पं 0 - उप निर्वाचन / 2014- मा 0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना 
संख्या -2617 / रा 0 नि 0 आ0-02 / 1843 / 2014, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य 
निर्वाचन , 2014 के पश्चात् विभिन्न कारणों से रिक्त रह गये प्रधान, ग्राम पंचायत , सदस्य ग्राम पंचायत तथा 
सदस्य क्षेत्र पंचायत , के पदों जो किसी मा ० न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो , पर उप निर्वाचन शीघ 
कराया जाना है । 


2 


6 


7 


अतः मैं सी 0 रविशंकर जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 ) जनपद उत्तरकाशी 
में 72 सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों पर जो सामान्य निर्वाचन में नामांकन न होने के कारण रिक्त 
चल रहे हैं पर उप निर्वाचन का कार्यक्रम आयोग द्वारा दी गयी समय सारणी के अनुसार सम्पन्न 
कराने हेतु निर्देशित करता हूं । 

समय सारणी 
नाम निर्देशन नाम निर्देशन नाम वापसी निर्वाचन मतदान का मतगणना का 

अभ्युक्ति 
पत्रों को जमा पत्रों की जांच हेतु दिनांक प्रतीक 

दिनांक व दिनांक व 
करने का का दिनांक व 

व समय आवंटन का समय 

समय 
दिनांक व समय 

दिनांक व 
समय 

समय 
1 

3 4 

5 
25.11.2014 एवं 27.11.2014 28.11.2014 29.11.2014 09.12.2014 12.12.2014 कालम-- 1,2,3, व 4 पर 

26.11.2014 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00- | ( पूर्वाह्न 10:00 | (पूर्वाह्न 08:00 ( पूर्वाह्न 08:00 अंकित कार्यवाही 
( पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य बजे से बजे से कार्य बजे से बजे से कार्य निर्वाचन अधिकारी / 
बजे से अपराह्न की समाप्ति अपराह्न 

की समाप्ति अपराह्न की समाप्ति आर0 ओ 0 तथा सहायक 
तक) 

तक ) 17:00 बजे 

तक ) निर्वाचन अधिकारी / 
तक ) तक ) तक ) 

ए 0 आर0 ओ0 के समक्ष 
क्षेत्र पंचायत (विकास 
खण्ड) मुख्यालय पर 
सम्पन्न की जायेगी । 
कालम-5 पर अंकित 
मतदान सम्बन्धित ग्राम 
पंचायत के निर्धारित 

स्थल पर तथा 
कालम -6 पर अंकित 
मतगणना विकास खण्ड 
मुख्यालय पर सम्पन्न 

की जायेगी । 


17:00 बजे 


13:00 बजे 


रिक्त पदों की विकासखण्डवार संख्यात्मक विवरण ( अनुसूची ) 


क ० सं ० 


रिक्त पदों की संख्या 


पद का नाम 
सदस्य ग्राम पंचायत 


08 


1 . 


विकास खण्ड का नाम 
भटवाडी 
डुण्डा 
चिन्यालीसौड 
नौगांव 


25 


2. 


21 


3 . 


02 


4. 


09 


5 . 


पुरोला 


मोरी 


07 


6 . 
योग 


72 


04 


- उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी, 2015 ई ० ( पौष 13, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


2. निर्वाचन अधिकारी ( आर0 ओ0) सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों / स्थानों के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और 
आरक्षण का विवरण देते हुए सूचना अपने स्तर से भी नामांकन से पूर्व शीघ्र प्रकाशित करायेगें , जिसकी प्रति 
अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेगे । उक्त निर्वाचन कार्यक्रम को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा ग्रामवासियों 
की जानकारी हेतु प्रकाशित करायेगें । 
3. इस उप निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व निर्देशित है । 


सी ० रविशंकर, 
जिला मजिस्ट्रेट /जिलानिर्वाचन अधिकारी, 

(पंचायत ) उत्तरकाशी । 
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , देहरादून सम्भाग, देहरादून 

आदेश 

03 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 9632 / प्रशासन / लाइसेंस / 2014 - सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा 
वाहन संख्या यूके -07 पीए-0460 बस का चालान वाहन में क्षमता से 15 सवारियां अधिक होने, चालक के वर्दी में न होने , 
चालक कक्ष में म्यूजिक सिस्टम लगे होने एवं क्त लगी होने के अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमितता 
के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अमित कुमार पुत्र श्री रोशन सिंह, 165/3 ओएफडी रायपुर, देहरादून 
की चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूए-0720110178492 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं परिवहन यान , 
पीएसवी बस हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 24-09-2016 तक वैध है , के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी 
है । उक्त सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 03-09-2014 को सुना गया, जिसमें 
वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये । 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत उक्त ड्राईविंग लाइसेंस को दिनांक 03-09-2014 से 02-10-2014 तक 
की अवधि के लिए निलंबित करता हूँ । 


आदेश 

11 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 9634 / प्रशासन / लाइसेंस / 2014 - सहायक आयुक्त , दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली द्वारा अवगत 
कराया गया है कि दिनांक 17-04-2013 को श्री लक्ष्मण सिंह रावत पुत्र श्री प्रेम सिंह रावत , 47/11 , सप्लाई डिपो , 
देहरादून द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से वाहन संख्या एचआर -55 एम -5191 का संचालन किया जा रहा था , जिससे 
वाहन दुर्घटना घटित होने से एक साईकिल सवार की मृत्यु हुयी है । उक्त कारणों से जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते 
हुए सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली द्वारा चालक श्री लक्ष्मण सिंह के ड्राईविंग लाइसेंस 
संख्या -22852 / डी / 1996 ( नया नंबर - यूके -0719960267843) जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्का परिवहन यान , पीएसवी 
बस ( ट्रा ०), ट्रांसपोर्ट के लिए जारी किया गया है तथा दिनांक 30-08-2016 तक वैध है , के विरूद्ध निरस्तीकरण की 
कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । लाइसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये 
जाने हेतु नोटिस संख्या-9486 / लाइसेंस / 2014, दिनांक 11-09-2014 प्राप्त कराया गया । लाइसेंसधारक द्वारा उक्त 
सम्बन्ध में दिनांक 11-09-2014 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया । लाइसेंसधारक 
को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेंस सं ० - यूके -0719960267843 (पुराना 
नं0-22852 / डी / 1996 ) को 03 माह की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ तथा उक्त अवधि में चालक को किसी भी 
प्रकार की वाहन के संचालन हेतु निअर्ह घोषित किया जाता है । इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक द्वारा उक्त अवधि समाप्त 
होने पर आई0 डी 0 टी 0 आर0 झाझरा, देहरादून से 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग कर चालन परीक्षण दिया 
जायेगा । चालन परीक्षण में उत्तीर्ण होने पर ही लाइसेंसधारक को लाइसेंस बहाल कर अवमुक्त किया जायेगा । 


भाग 1 - क ] 


05 


उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी, 2015 ई ० ( पौष 13, 1936 शक सम्वंत ) 

आदेश 

11 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 9635 / लाइसेंस / 2014- पुलिस उपनिरीक्षक , मडीवाला पुलिस स्टेशन , बैंगलौर द्वारा अवगत कराया 
गया है कि दिनांक 25-05-2014 को वाहन संख्या एम० एच0-12जेवी-8097 का संचालन चालक श्री मनीष कुमार ध्यानी 
पुत्र श्री शेखर चन्द्र ध्यानी, 54/5, खत्ता कॉलोनी, टर्नर रोड़, क्लेमेनटाउन , देहरादून द्वारा शराब का सेवन कर 
तेज गति व लापरवाही से किया जा रहा था । उक्त अनियमितता के कारण पुलिस द्वारा चालक श्री मनीष कुमार 
की चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूके -0720130242339 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान 
( गैर परिवहन के लिए जारी किया गया है तथा दिनांक 04-03-2033 तक वैध है , के विरूद्ध कार्यवाही की 
संस्तुति की गयी है । उक्त सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को उनके लाइसेंस में अंकित पते पर कार्यालय के पत्र 
संख्या -9128, दिनांक 12-08-2014 के द्वारा पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया है । लाइसेंसधारक द्वारा 
उक्त सम्बन्ध में कोई उत्तर कार्यालय को नहीं दिया गया है । लाइसेंसधारक की ओर से उनके भाई श्री बिजेश ध्यानी 
कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के साथ उपस्थित हुए हैं । उनके द्वारा लाइसेंसधारक की ओर से लाइसेंसधारक द्वारा 
भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने के अनुरोध के साथ लाइसेंस मुक्त करने की प्रार्थना की गयी है तथा अवगत 
कराया गया है कि लाइसेंसधारक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं । लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में 
स्वयं कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । 

अतः उक्त प्रकरण में जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, 
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


आदेश 

19 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 9643 / प्रशासन / लाइसेंस / 2014- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), ऋषिकेश द्वारा 
दिनांक 17-06-2014 को वाहन संख्या यूके -07 पीए -0472 बस का निर्धारित क्षमता 37 के स्थान पर 45 सवारियां 
ले जाने आदि अभियोग में चालान किया गया है । उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक 
श्री दीपक चौधरी पुत्र श्री प्रेम चौधरी, निवासी -51 / 3 इंदिरानगर, देहरादून के ड्राईविंग लाइसेंस 
संख्या - यूके -0719960209822 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं परिवहन यान , पीएसवी बस हेतु 
जारी किया गया है तथा दिनांक 08-05-2015 तक वैध है , के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । उक्त 
सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 19-09-2014 को सुना गया , जिसमें 
वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये । 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), देहरादून मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत उपरोक्त चालन अनुज्ञप्ति को दिनांक 19-09-2014 से 
दिनांक 03-10-2014 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूँ तथा उक्त अवधि के पश्चात् चालक द्वारा 
आईडीटीआर, झाझरा, देहरादून में दो -दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेकर प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा । 


आदेश 

25 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 9631 / प्रशासन / लाइसेंस / 2014 - सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन ), देहरादून द्वारा 
दिनांक 27-03-2014 को वाहन संख्या यूके -07 टी -8884 विक्रम निर्धारित क्षमता 07 के स्थान पर 11 सवारियां 
ले जाने, चालक कक्ष में 03 सवारिया बैठी होने एवं फुटकर सवारियां ले जाने के अभियोग में चालान किया गया 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


06 


उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी, 2015 ई ० ( पौष 13, 1936 


है । उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री ईस्लामुद्दीन पुत्र श्री शमशुद्दीन , 
मेहूवाला , देहरादून के ड्राईविंग लाइसेंस संख्या - यूके -0720040261498 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर 
साईकिल एवं परिवहन यान, पीएसवी बस हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 21-04-2016 तक वैध है , के 
विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । उक्त सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 
दिनांक 01-09-2014 को सुना गया, जिसमें वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये । 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत उपरोक्त चालन अनुज्ञप्ति को दिनांक 01-09-2014 से 
दिनांक 14-09-2014 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूँ तथा उक्त अवधि के पश्चात् चालक द्वारा 
आईडीटीआर, झाझरा , देहरादून में दो - दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेकर प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा । 


संदीप सैनी, 
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 

(प्रशासन). देहरादून । 


आदेश 

25 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 9644 / प्रशासन / लाइसेंस - निरस्त / 2014 - श्री दिनेश गुसांई पुत्र श्री गणपति गुसांई , राजपुर , 
देहरादून हाल निवासी -01 चन्द्रलोक कॉलोनी, ओल्ड राजपुर, देहरादून द्वारा इस कार्यालय में आवेदन दिया गया 
है कि वह इस कार्यालय द्वारा जारी स्थायी चालन अनुज्ञप्ति संख्या -16871 / डीडी / 94(पुराना नं ० - डी 7126 ) के 
धारक हैं , जो कि इस कार्यालय द्वारा भारी मोटरयान (पर्वतीय मार्गों सहित ) के लिए जारी किया गया है तथा 
दिनांक 10-08-2012 तक वैध है । उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वह परिवहन निगम में चालक के पद 
पर कार्यरत हैं तथा वर्तमान में शारीरिक अक्षमता के कारण वाहन संचालन करने में सक्षम नहीं हैं । उक्त आधार 
पर उनके द्वारा लाइसेंस निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । सहायक महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम , 
पर्वतीय डिपो , देहरादून द्वारा इसकी पुष्टि की गयी है । 

अतः लाइसेंसधारक द्वारा दिये गये आवेदन पर लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक 
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), देहरादून मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


ह 0 (अस्पष्ट ), 
अनुज्ञापन प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग , देहरादून । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , ऋषिकेश, देहरादून 

कार्यालयादेश 

27 अक्टूबर, 2014 ई ० 
पत्रांक संख्या 1300 / कर - पंजी0/ UA07C - 5453/ 2014- वाहन संख्या UA07C -5453(Taxi) के वाहन स्वामी 
श्रीमती भावना जोशी पत्नी स्व 0 श्री कृष्ण कुमार जोशी, निवासी -225, बाजार लाईन, रानी की कोठी, नरेन्द्र नगर, 
टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 14-10-2014 को कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का - प्रार्थना पत्र -... 
अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन संख्या UA07C-5453, वर्ष 2003- मॉडल है । वाहन का चेसिस 
नम्बर 600132HWZP65437 व इंजन नम्बर 475IDI02HWZP62739 है । वाहन स्वामी द्वारा अनुरोध किया गया है 


07 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी , 2015 ई ० ( पौष 13, 1936 शक सम्वत्) 
कि वर्ष 2010 में पति की मृत्यु होने के पश्चात् वाहन की यांत्रिक दशा ठीक न होना व वाहन से सम्बन्धित अधिक 
जानकारी न होने के कारण वाहन को मेरे द्वारा कबाड़ी को बेच दिया गया है तथा वाहन का संचालन नहीं किया 
गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुरोध पत्र, शपथ पत्र व कबाड़ी को विक्रय किये गये प्रस्तुत साक्ष्य 
के आधार पर व वाहन की फिटनेस की वैधता दिनांक 22-09-2010 , परमिट दिनांक 11-05-2009 को समाप्त 
होने तथा वाहन का बकाया अवधि से पूर्व से ही संचालन न होने व अस्तित्व विहिन होने की दशा में उत्तराखण्ड 
मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन ) नियमावली, 2012 नियम 22 ख में दिये गये प्राविधानानुसार वाहन को 
अस्तित्व विहीन मानते हुए करों की देयता से यान के स्वामी को इस प्रतिबन्ध के साथ मुक्त किया जाता है कि 
यदि उक्त यान, भविष्य में अस्तित्व में पाया जाता है तो यथास्थिति बकाया कर एवं शास्ति को उक्त यान स्वामी 
से उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जिस प्रकार छूट प्राप्ति या परिहार न किये जाने की स्थिति में वसूल किये 
जाने योग्य हो । 

अतः, मैं , आनन्द कुमार जायसवाल , कर - पंजीयन अधिकारी ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन संख्या UA07C -5453( Taxi ) का चेसिस 
संख्या 600132HWZP65437 का पंजीयन / चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


आनन्द कुमार जायसवाल , 
सहायक सम्भागीय , परिवहन अधिकारी , 

ऋषिकेश । 


कार्यालय - सहा ० सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन), हरिद्वार 

कार्यालयादेश 

30 नवम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1083 / टी 0 आर 0 / UKO8CA-0194/ 2014- वाहन संख्या UK08CA-0194 भार वाहन , मॉडल -2008 
इस कार्यालय में श्री राजीव कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह , ग्राम - बसेड़ी, लक्सर, हरिद्वार के नाम पर पंजीकृत है , 
जिसका चेसिस नम्बर 373 088 ARZ200501 एवं इंजन नम्बर 697 TC 55 MSZ 168797 है । वाहन पर दिनांक 
01-04-2008 से कर बकाया होने पर करो की वसूली हेतु वाहन स्वामी के विरूद्ध वसूली पत्र जारी किया गया 
है । 

इस सम्बन्ध में वाहन स्वामी के द्वारा कार्यालय में सूचित किया गया है कि उक्त वाहन दिनांक 
04-08-2008 में प्राकृतिक आपदा के दौरान पहाड़ टूट जाने से लुहारीनाग पाला परियोजना थाना मनेरी, जिला 
उत्तरकाशी में पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है । इस सम्बन्ध में वाहन स्वामी के द्वारा शपथ - पत्र एवं वाहन के बीमा 
कम्पनी मैसर्स रिलाईंस जनरल इंश्योरेंश कलि0 का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा वाहन का Total 
Loss के आधार बीमा का निस्तारण किया गया है । वाहन स्वामी द्वारा इसके साथ दुर्घटना की तिथि तक का कर 
जमा कर वाहन के पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । 

वाहन स्वामी के आवेदन पर, मैं , मनीष तिवारी सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), हरिद्वार, वाहन 
के दिनांक 04-08-2009 में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने एवं मार्ग पर संचालन न होने के कारण उत्तराखण्ड मोटरयान 
कराधान सुधार अधिनियम -2012 के नियम -22 बी के अन्तर्गत वाहन पर दिनांक 04-08-2014 से देय करो को अदेय 
घोषित करते हुये केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम -1988 के नियम -55(1 ) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन 
सं 0 UKO8CA-0194 भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


ह0 ( अस्पष्ट ), 
सहा ० सम्भागीय, परिवहन अधिकारी 

(प्रशासन ), हरिद्वार । 


08 


उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी, 2015 ई ० (पौष 13, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

11 नवम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 3568 / आयु० क ० उत्तरा ० / फार्म - अनु 0 / 2014-15 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून 
केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली -2006 के नियम -8 (13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग के , मैं , 

आयुक्त 
कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित “ फार्म - सी / एफ " जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट 
हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के 
प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ । 


व्यापारी का नाम, पता व टिन नं ० 


खोये / चोरी / नष्ट 


क्र ० 
स ० 


खोये / चोरी / नष्ट हुए 
फार्मों की सीरीज / क्रमांक 


हुए फार्मों की 


फार्म को अवैध 
घोषित किये जाने 

का कारण 
खोने के कारण 


खोने के कारण 


खोने के कारण 


खोने के कारण 


संख्या 
1. सर्वश्री डब्ल्यू० एच० इण्डस्ट्रीज, एफ -41 इण्डस्ट्रीयल 

( Form-C )--01 
एरिया बहादराबाद हरिद्वार । टिन नं0-05009752405 | 
2. सर्वश्री एस 0 आर0 पर्यावरण भागीरथी पुरम टिहरी 

( Form- C ) -- 04 
गढ़वाल । टिन नं 0 - 05003836666 
3. सर्वश्री द लिटिल फैक्ट्री, डी - देवभूमि इण्डस्ट्रीयल 

(Form - C )--02 
स्टेट , बन्ताखेडी रूड़की । टिन नं0-05006912730 
4. सर्वश्री मुरलीवाला एग्रोटेक, पंतनगर । 

(Form- C )-- 03 
टिन नं0-05004494811 
5. सर्वश्री गिल इण्टरप्राईजेज, जसपुर । 

( Form- C ) --01 
टिन -05012150633 
6. सर्वश्री जय गणेश एग्रो मिल्स, ज्ञानखेड़ा, 

( Form- C )--01 
टनकपुर । टिन -05005026662 
7. सर्वश्री टावर मैकेनिक्स प्रा ० लि 0, रूद्रपुर । 

( Form- C ) -- 05 
टिन नं0-05009702159 


U.K.VAT/ C -2009 

0181747 

U.K.VAT/ C -2007 
481371,481373, 489293,489294 

U.K.VAT/ C -2007 
1133411 , 1222743 

U.K.VAT/ C -2007 
897249 to897251 
U.K.VAT / C - 2007 

889525 
U.K.VAT/ C -2007 

954614 
U.K.VAT / C - 2007 
865121 to 865124, 131174 


खोने के कारण 


खोने के कारण 


खोने के कारण 


दिलीप जावलकर, 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 

November 11, 2014 
No. 3568/ Com.Tax/ Form/ Lost/ Stolen/ Destroyed / 2014-15/ D.Dun -- Whereas, information have been 
received regarding Lost/ Stolen/ Destroyed “ Form- C/ F " enlisted below. 

I, Commissioner Tax , Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 ( 13 ) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand ) Rules 2006 , hereby declare that " Form - C /F " bearing serial no. as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes. 


10 


उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी, 2015 ई ० (पौष 13, 1936 


शक सम्वत्) 


[भाग 1 - क 


( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

25 नवम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 3805 / आयु ० क ० उत्तरा० / फार्म - अनु0 / 2014-15 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून 
केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली-2006 के नियम -8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , आयुक्त 
कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित “ फार्म - सी / एफ " जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट 
हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के 
प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ । 


व्यापारी का नाम, पता व टिन नं 


क्र ० 
स ० 


खोये / चोरी / नष्ट 
हुए फार्मों की . 

संख्या 


खोये / चोरी / नष्ट हुए 
फार्मों की सीरीज / क्रमांक 


फार्म को अवैध 
घोषित किये जाने 

का कारण 
खोने के कारण 


1. सर्वश्री केविन केयर प्रा ०लि 0 डी 0 के 0 कोल्ड स्टोरेज 

रूडकी । टिन नं0-05003948022 


( Form- C )--04 


खोने के कारण 


( Form- C) -- 01 


U.K.VAT/ C - 2009 
0264377,0264378, 
0350020,0350021 
U.K.VAT/ C -2007 

3409829 
U.K.VAT/ C -2009 
0036937 to 0036940 
U.K.VAT / C - 2007 

229926 


(Form- C )--04 


खोने के कारण 


खोने के कारण 


( Form - C) -- 01 


2. | सर्वश्री श्री नारायणी एसोसियेट्स देहरादून । 

टिन नं0-05008549702 
[ 3. | सर्वश्री बिसलरी इण्टरनेशनल प्रा ० लि 0 पंतनगर । 

टिन नं0-05003473110 
| 4. सर्वश्री यूनिवर्सल पॉवर ट्रान्सफामर प्रा ०लि 0 प्लाट नं० 

37 सेक्टर 8ए आईआईई हरिद्वार । 

टिन नं0-05006104720 
5. सर्वश्री निटको लिए निरंजनपुर देहरादून । 

दिन-05011094012 
6. सर्वश्री निटको लि 0 निरंजनपुर देहरादून । 

टिन -050 ri094012 
7. सर्वश्री जुशिन इन्टरप्राईजेज रायपुर भगवानपुर 

रूडकी । 
टिन नं0-05008339891 


( Form- C) --15 


खोने के कारण 


( Form- F) -- 12 


U.K.VAT / C - 2009 
60369 to 60373 
60378 to 60387 
UK.VAT/ F -2007 

210259 
Na809012 

0226531 : 


खोने के कारण 


खोने के कारण 


( Form - C ) --01 


दिलीप जावलकर , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 

November 25 , 2014 
No. 3805/ Com.Tax/ Form/ Lost/Stolen/ Destroyed/ 2014-15/ D.Dun-- Whereas, information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed "Form - C /F ” enlisted below . 

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8( 13) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand ) Rules 2006 , hereby declare that" Form -C /F ” bearing serial no . as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes. 


...- .- -..-- ::.::. - .-.....:.. 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट, 03 जनवरी, 2015 ई० (पौष 13, 1936 शक सम्वत् ) 

11 
Sl. Name, Address and Tin No. 

No. of Lost/ Stolen/ S.No. of Lost/ Stolen | Reasons for declaring the 
| No. of Dealers 

Destroyed Forms or Destroyed Forms forms obsolete or invalid 
1. M / s Cavinkare Private Limited D.K. Cold Store 

U.K.VAT/ C - 2009 

Lost 
Roorkkee . Tin N0-05003948022 

( Form- C ) -- 04 

0264377,0264378 , 

0350020,0350021 
2 . M/s Shri Nayayani associates Dehradun. 

U.K.VAT/ C- 2007 

Lost 

(Form- C) -- 01 
Tin No-05008549702 

3409829 
3. M /s Bisleri Internation Pvt.Ltd . PanthNagar . 

U.K.VAT / C - 2009 

Lost 

( Form- C) --04 
Tin No -05003473110 

0036937,0036940 


Lost 


( Form- C ) --01 


U.K.VAT/ C - 2007 

2299261 


4 . M / s Universal Power Transformer Pvt.Ltd.Plot 

No.37 Secter 8A IIE Haridwar . 

Tin No- 05006104720 
5. M /s Nitco Limited Nirnjanpur Dehradun . 

Tin No- 05011094012 


Lost 


( Form- C ) --15 


Lost 


( Form- F ) --12 


U.K.VAT/ C - 2009 
60369 to60373 
60378 to 60387 
U.K.VAT / F- 2007 
210248 to 210259 
U.K.VAT / C - 2012 

0226531 


6. M/s Nitco Limited Nirnjanpur Dehradun . 

Tin No- 05011094012 
7. M /s Jushin Enterprises Raipur Bhagwanpur 

Roorkee. 
Tin No - 05008339891 


Lost 


(Form - C )--01 


DILIP JAWALKAR, 
Commissioner Tax, Uttarakhand. 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

30 अक्टूबर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1263 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06 एबी -0189 / 2014 - वाहन संख्या यूके 06 एबी -0189 मॉडल 
2013 चेसिस संख्या MALAA51HLDM816333H तथा इंजन नं 0 G4HGDM720749 कार्यालय में श्री जगदीश सिंह राणा 
पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी ग्राम फूलैया, त 0 खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 30-10-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन जलने के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06 एबी -0189 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALAA51HLDM816333H तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


पत्रांक 1283 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06एस -6006 / 2014- वाहन संख्या यूके 06 एस -6006 ( सफारी 
ई एक्स ) मॉडल 2011, चेसिस संख्या MAT403725BNA01473 तथा इंजन नं 0 22LDICOR09AYYJ02020 इस 
कार्यालय में श्री शैलेश नाथ तिवारी पुत्र श्री चन्द्र भूषण नाथ तिवारी, निवासी खेड़ा नं 0 5 रुद्रपुर , जिला ऊधमसिंह 
नगर - के - नाम दर्ज - है-|-वाहन--स्वामी ने दिनांक 31-10-2014 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन 
मार्ग दुर्घटना में पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है , वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने का अनुरोध किया है । सहायक सम्भागीय निरीक्षक ( प्राविधिक ) द्वारा वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट 
नष्ट कर जमा कर लिया गया है , की रिपोर्ट अंकित है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा 
है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 


12 


उत्तराखण्ड गजट , 03 जनवरी , 2015 ई ० (पौष 13, 1936 शक सम्वत्) 

भाग 1 - क 
अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06 एस -6006 का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या MAT403725BNA01473 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


. 


कार्यालय आदेश 

08 दिसम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1390 / टी 0 आर0 / पंजी ० नि ० / यूके 06 एल -7226 / 2014 - वाहन संख्या यूके 06 एल -7226 मॉडल 
2009 चेसिस संख्या MA3EYD81501346412 तथा इंजन नं 0 F8DN1289550 कार्यालय में श्री विनोद तिवारी पुत्र 
श्री मथुरा दत्त तिवारी, निवासी शान्तिपुरी नं 0 2 त० किच्छा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 04-12-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय 
करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का 
कर एक बारीय जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान 
लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06एल -7226 का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या MA3EYD81501346412 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- 


- 


कार्यालय आदेश 

08 दिसम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1391 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूए 06 ई -0966 / 2014 - वाहन संख्या यूए06 ई1-0966 मॉडल 2005 चेसिस 
संख्या 2ALASTE23749 तथा इंजन नं 0 AC51D35472 कार्यालय में बाबा श्री लक्खा सिंह पुत्र बाबा श्री सेवा सिंह , निवासी 
नानकपुरी गुरूद्वारा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 18-09-2014 को आवेदन - पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य 
न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-12-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय 
परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए 06 ई -0966 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 2ALA5TE23749 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल 


आदेश 


30 अक्टूबर , 2014 ई० 
पत्रांक 1612 / लाइसेंस / नि 0 - निरस्ती 0 / 2014 - सहायक महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड, परिवहन निगम, रुड़की 
ने अपने -पत्र - संख्या - 215-1 -/- स 0 म 0 प्र 0 / रुड़की / स्थापना - लाइसेंस / 2014, दिनांक 19-09-2014 के माध्यम से 
श्री निर्भय सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह, निवासी - यूपीएसआरटीसी, काठगोदाम, जिला - नैनीताल अनुज्ञप्ति 
संख्या - एन / 3145 / के / 89 वाहन चलाने हेतु अक्षम घोषित होने के फलस्वरूप निरस्त करने हेतु इस कार्यालय 


13 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 03 जनवरी, 2015 ई० (पौष 13, 1936 शक सम्वत् ) 
को प्रेषित किया हैं जिसके क्रम में श्री निर्भय सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह, निवासी - यूपीएसआरटीसी, काठगोदाम , 
जिला - नैनीताल इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने तथ्य को स्वीकारते इस कार्यालय द्वारा जारी स्थायी 
चालन अनुज्ञप्ति संख्या - एन / 3145 / के / 89 ट्रान्सपोर्ट / पी 0एस 0 वी 0 (बस) गाड़ी हेतु (पर्वतीय मार्गों के पृष्ठांकन 
सहित) जारी है तथा दिनांक 16-05-2011 तक वैध था , के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया गया है । 

अतः सहायक महाप्रबन्धक , उत्तराखण्ड, परिवहन निगम, रुड़की के अनुरोध एवं लाइसेंसधारक की प्रार्थना 
पर लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), हल्द्वानी 
मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -16 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संख्या - एन / 3145 / के / 89 को तत्काल प्रभाव से 
निरस्त करता हूँ । 


संदीप वर्मा, 
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 

( प्रशासन ), हल्द्वानी । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 


25 नवम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 755 / पंजीयन निरस्त / 2014-15 -वाहन सं0 HR36A- 8964 DN मॉडल 1997 चेसिस नं 0 179235 , 
इंजन नं 0 179235 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री मो 0 यासीन पुत्र श्री अब्दुल वाहिद , निवासी 
अमाऊ खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 25-11-2014 को आवेदन - पत्र के 
साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य 
न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया 
गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
31-12-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक 
चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता 
है । 

अतः, मैं , विमल पाण्डेय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा -55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HR36A- 8964 D/ 
v चेसिस नं 0 179235 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


विमल पाण्डेय, 

पंजीयन अधिकारी, 
सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय , 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ०) 01 हिन्दी गजट / 16 - भाग 1 - क -2015 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2012-14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट , उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जनवरी, 2015 ई0 ( पौष 13, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
यह कि मेरे पुत्र अर्जुन मिड्डां के शैक्षिक प्रमाण - पत्र में हमारी भूल से माता का नाम स्वीटी मिड्डा अंकित 
हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सुनीतारानी मिड्डा पत्नी श्री गिरीश कुमार मिड्डा है । भविष्य में मुझे इसी 
नाम से जाना जावें । 


समस्त औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


श्रीमती सुनीतारानी मिड्डा, 
पत्नी श्री गिरीश कुमार मिड्डा , 

निवासी - डी -10, गंगानगर, 
नजदीक सोमेश्वर मन्दिर, ऋषिकेश, 

जिला देहरादून । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ०) 01 हिन्दी गजट / 16 - भाग 8-2015 ( कम्प्यूटर / रीजियों )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


01 - ट 


